1 . 


ग . 


ल . 


REGISTERED NO. P. D. N.) --73 


NEUR 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 22 ] 
No. 22 ] 


नई दिल्ली, शमिवार, मई 28, 1983/ज्येष्ठ 7, 1905 
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1983/ JYAISTHA 7, 1905 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separato paging is glvon to this part in order that I may be filled as a sepurate compllation 


भाग II - खण 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 10 मई , 1983 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 280 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , छावनी लेखा संहिता , 1924 
में और संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी लेखा 
संहिता ( संशोधन ) नियम , 1983 है । 

( 2 ) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 


का० नि० प्रा० 161. - केन्द्रीय सरकार छावनी 
अधिनियम , 1924 ( 1924 को 2 ) की धारा 280 
की अपेक्षानुसार छायनी लेखा संहिता 1924 के कुछ 
नियमों का मसोदा भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय के का०नि० आ० 
223 सारीख 25 अगस्त , 1982 को 11 सितम्बर , 1982 के 
भारत के राजपन्न भाग - 2 , खण्ड - 4 में प्रकाशित हुआ था । उपर्युक्त 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 
दिन की समाप्ति तक इससे प्रभावित व्यक्तियों के सुझाव व 
आपत्तियां आमंत्रित की गई थी ; 


2. छावनी लेखा मंहिता 1924 के ( जिसे इसमें उसके 
पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है ) नियम , 2 में 
( 1 ) खण्ड ( क ) का लोप किया जाएगा ; और 

खण्ड ( ख ) पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त 
स्थापित किया जाएगा अर्थात:--- 


और उक्त राजपन्न नारीख 24 सितम्बर , 1982 को 
जनता को उपलब्ध कराया गया था ; 


और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारोन के पूर्व केन्द्रीय सरकार 
को कोई आपत्तियां व सुझाव प्राप्त नहीं हुए ; 


खख ) " रक्षा लेखा नियंत्रण कमान " से संबंद्ध 

छावनी की बाबत अधिकारिता रखने वालों 
रक्षा सेवा नियंत्रक अभिप्रेत है । " 


189G/ 83 - -1 


(233) 


234 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 28 ,1983 /JYAISTHA 7, 1905 


[ PART II - SEO: 


. 


3. उक्त संहिता में , " महालेखापाल " शब्दों के स्थान 
पर जहां कही वे आते है "रक्षा लेखा नियंत्रक , कमान " 
शब्द रखे जाएंगे । 


छावनी लेखा संहिता , 1924 
नोट: - - प्रधान नियम भारत के राजपत्र , 1924 भाग - 1 

पृष्ठ 949 , में अधिसूचना सं0 1 47 4 तारीख 

7 नवम्बर, 1924 द्वारा प्रकाशित किए गए 
तदनन्तर उन्हें निम्नलिखित द्वारा मंशोधित किया गया । 


____ 4. उक्त संहिता के नियम 10 के उपनियम ( 1 ) 
में छावनी निधि के लेखाओं की शब्दों के पश्चात " जिनके 
अन्तर्गत साधारण भविष्य निधि , अभिदायी भविष्य निधि 
और पेंशन निधि लेखा भी है " शब्द अन्त : स्थापित किए 
जाएंगे । 
___ 5. उक्त संहिता के नियम 28 के दूसरे पैरा में , " ऐसे 
मामलों में जहा धन बैंक में जमा किया जाता है " शब्दों के 
स्थान पर " ऐसे मामलों में जहा धन , यथास्थिति किसी 
चालू खाते या किसी बैंक बचत खाते में निक्षेप के लिए 
जमा किया जाता है रखे जाएंगे । 


6. उक्त संहिता के नियम 53 में " छावनी भविष्य निधि 
नियमों के अधीन छावनी भविष्य निधि " शब्दों के स्थान पर 
" छावनी निधि सेवक नियम , 1937 के भाग 3 भाग 4 
में यथा उपबधिन अभिदायी भविष्य निधि या साधारण 
भविष्य निधि " शब्द रखे जागे । 


7. उक्त संहिता के नियम 54 को उस नियम के उप 
नियम ( 2 ) के रूप पुन : संख्याकित किया जाएगा और इस 
प्रकार पन : संख्याकित उपनियम के पूर्व निम्नलिखित उपनियम 
उम नियम के उपनियम ( 1 ) के रूप में अन्त : स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


"नियम 54( 2 ) 55 और 56 के उपबध इसके 
पश्चात बोर्ड द्वारा आरक्षित साधारण भविष्य निधि 
और अभिदायो भविष्य निधि , दोनों को आवश्यक 
परिवर्तनों सहित , लागू होंगे । 


1 . का ० नि० आ ० संख्या 901 , तारीख 15- 1 -1939 
2. अधिसूचना संख्या 1887 , तारीख 14 - 12-1940 , भाग - 1 

पृष्ठ - 1739 
3. अधिसूचना संख्या 149,तारीख 2 4-1 -42, भ, ग -1, पृष्ट 191 

[ संख्या 221 , तारीख 1- 1- 43 भ ग - ! पृष्ट . 
5. अधिसूचना संख्या 1342 तारीख 1 7-3- 47, भाग -1 खण्ड 3 , 

पृष्ठ 722 
6. का०नि० आ० संख्या 751 , तारीख 8 - 5 - 18 , भाग - 1 , 

खण्ड- 3, पृष्ठ 533 
7 . का०नि० आ . संख्या 296 , तारीख 4 - 7 - 53, भाग - 2 खण्ड- 4 , 

पृष्ठ 267 
8. का०नि० आ० संख्या 1 , तारीख 16- 11- 79 , भाग - 2 

खण्ड - 4 तारीख 5 - 1-1980 
9. उफ्त की अनुसूची - 1 मे ,--- 
( 1 ) श्रेणी 1 में प्रविष्टि संख्या 8 को प्रविष्टि संख्या 

9 के रुप में पुन : संख्याकित किया जाएगा और 
इस प्रकार पुन : संख्यांकित प्रविष्टि के पूर्व, निम्न 
लिखित प्रविष्टि अन्ना : स्थापित की जाएगी , अर्थात्: -- 

( 8 ) पेंशन निधि लेखा ( प्ररूप सं० छावनी 36- ख ) " 
( 2 ) श्रेणी- 2 के अधीन प्रविष्टि संख्या ( 1 ) के पश्चात 

निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , 

अर्थातः 

" ( 2) पेंशन विवरण ( प्रपत्र संख्या छावनी 34- ख ) " ; 
( 3 ) श्रेणी- 3 के अधीन प्रविष्टि सं० ( 7) के पश्चात् 

निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी , 
अर्थात : 

"( 8) पेंशन नामावली (प्ररूप सं ० 35-ख ) " 
10. उक्त संहिता की अनुसूची 2 में, 
( 1 ) प्ररूप छावनी 1 ( ख ) में , “ एच - साधारण प्रयोजनों 

के लिए अभिदाय शीर्षक के अधीन मद ( 1 ) 
में , उप मद ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित उप 
मद अन्त : स्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

“( ग ) " पेंशन/ उपदान में अभिदाय । " 
2 ) प्ररूप संख्या छावनी 33- ख के पश्चात , निम्नलिखित 

अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् : --- 
प्ररूप छावनी 34-ख -पेंशन विवरण 
प्रसप छावनी 35- ख पेंशन नामावली 
प्ररूप छावनी 36 - ख -पेंशन लेखा 


8. उक्त महिता के नियम 61 के पश्चात् निम्नलिखित 
शीर्षक और नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थातः - - 


अध्याय - 4 - क पेंशन लेखे 


61क ( 1 ) पेंशन निधि का लेख प्ररूप 28 - ख (पेंशन 

निधि से विनिधान ), छावनी 3 4- ख (पेंशन विवरण ) , 
34- ख (पेंशन नामावलि ) और 36- ख (पेंशन 
निधि लेखा ) में रखे जाएंगे । 


( 2 ) लेखापाल, प्रत्येक मास की 15 तारीख तक , 
पेंशन निधि लेखा ( छावनी 36- ख ) और पेंशन 
निधि विनिधान लेखा ( छावनी 28- ख ) में शेष 
राशि का उसके बैंक खाता , डाकघर और अन्य 
खातों के साथ मिलान करते हुए एक मिलान 
विवरण तैयार करेगा । फर्क के लिए , यदि कोई हो , 
मिलान -विवरण सत्यापित किया जाएगा और मास 
की सामाप्ति से पूर्व कार्यपालक अधिकारी गरा 
उमकी ‘ मत्यता प्रमाणित की जाएगी । 


भारत का राजपत्र मई 28, 1983/ज्येष्ठ 7, 1905 


235 


- 


- 


- 


फायनी 34-ख [नियम 61-( 1 )] 

( पूर कागज पर मुद्रित किया जाए ) 


पेंशन का विवरण 


सेवक का नाम . 
जन्म -तिथि 
नियक्ति की तारीख: 


पुष्टि की तारीख 
सेवा निवृत्ति की तारीख 
स्थायी पद का वेतनमान 


बोर्डो के नाम , जहां भवा की है 


तक 


बोर्ड का नाम 


स्थायी सेवा की अवधि अहंक सेवा की अवधि 


औसत उपलब्धिया 


टिप्पणी 


( प्रतिमाह ) 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- -- 


___ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


लेखापाल 
स्थान: 
तारीख 


अग्रेषित 


कार्यपालक अधिकारी 


वर्ष - - - - - -- 


पेंशन नामावली 
प्रपत्र स० छावनी 35- ख [नियम - 61 -क ( 1 )] 
बोर्ड का नाम 
क्रम स० पान सेवक / दावे - नियुक्ति की पुष्टि की सेवा निवृत्ति / पेंशन प्रति - 

दार का नाम , तारीख तारीख आकस्मिकता मास 
पदमान, पता 

की तारीख 


टिप्पणी 


अन्य बोझै ए०पी० 
से एलपी० आर०सी० 
आर० मी० की 

( प्राप्ति ) 
सं० 
तारीख 


- 


- 


- - - - 


- - 


योग 


- ~~ 


अधिशासी अधिकारी 


उप निदेशक , मैनिक भूमि तथा छावनी 


लेखा पाल 


स्वीकृत किया 


236 


THE GAZETTE OF INDIA : MAY 28, 1983/ JYAISTHA 7 , 1905 


= 


- 


= - = 


[सं० छावनी 36- ख -नियम 61 क ( 1 ) ] 
पूरे कागज पर मद्रित किया जाए 


वर्ष 


- - - 


पेंशन निधि लेखा 


बोर्ड का नाम 


- 


- 


- - - - - 


जमा 


मा 


नामे 


राशि 


टिप्पणी 


तारीख विवरण जमा 

राशि 


बैक का बाउपर छा०अ० भुगतान भुगतान 
नाम सं० अधिकारी अदता का 

के हस्ताक्षर का विवरण स्वरूप 
- - - - 


वाउचर छा०अ० 
सं० अधिकारी 
तारीख के हस्ताक्षर 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


मिलान विवरण 


रु० - - - 


भविष्य निधि लेखा के अनुसार अंत अतिशेष 
जमा न की गई आय घटाए 

कुल 
बिना भुनाए चैको की राशि जमा करें 
भविष्य निधि लेखे के ब्यौरे के अनुसार 

शेष राशि 


लेखाकार 
तारीख 


कार्यपालक अधिकारी 

तारीख 
[ फा० सं० 25 / 51 -ए/ सी / एल० एण्ड सी . )/ 72 ( पी -सी०/ 1921-सी०/ डी०/( क्यू० एण्ड सी ] 


- 


- 


- - 


- 


New Delhi, the 10th May , 1983 
S .R . O . 161. — Whereas a draft of certain rules to 
amond the Cantonment Account Code, 1924 was published , 
as required by section 280 of the Cantonments Act, 1924 
( 2 of 1924 ) . with the notification of the Government of 
India in the Ministry of Defence No. SRO 223, dated 
the 25th August , 1982 in the Gazette of India, Part II , 
Section 4 dated the 11th September , 1982 . inviting obicctions 
and suggestions from all the peryons likely to be affected 
thoroby till tho expiry of a period of sixty days from the date 
of publication of the said notification ; 


2 . In the Cantonment Account Code, 1924 (herelnafter 
referred to as the said Code ) , in rule ( 2 ) , - - 

( i ) claurse ( a ) shall be omitted ; and 
( ii ) after clause ( b ). the following clause shall be in 

serted , ramely : - - 


(bb) " Controller of Defence Accounts , the Com 

mand " means the Controller of Defence Accounts 
having jurisdiction in respect of the Cantonment 

concerned . 
3 . In the said Code, for the words " Accountant General ", 
wherever they occur the words controller of Defence Ac 
counts, the Command shall be substituted . 


And whereas the said Gazette wag mado availablo to the 
public on the 24th September, 1982 ; 


And whercas no objections or suggestions have been re 
ceived by the Central Government before the date so specified ; 


4. In rule 10 of the said Code , in sub-rule ( 1 ) , after tho 
___ words " accounts of the Cantonment Fund ". the words "in 
• cluding General Provident Fund Contributory Provident 

Fund and Pension Fund Account " shall be inserted . 


Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by 
section 280 of the said Act, the Contral Government hereby 
makes the following ruleg further te amend the Cantonment 
Account Code, 1924, namely : 


5. In rule 28 of the said Code , in second paragraph , after 
the words " in cases where the money is deposited with a 
bank " , the word " for deposit either in a current account or 
In a waving s bank account as the care may be shall be 
inserted . 


1. ( i ) These rules may be called the Cantonment Account 
Code ( Amendment ) Rules, 1983. 


( ii ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


6. In rule 53 of the said Code, for the words " Cantonment 
Provident Fund u ’ der the Cantonment Provident Fund 


198 315€ 7, 1905 - - - = = = 


low 


(art 11 -- Sing Hj MTRET TIL 19 . 6 28 , 1983/540E 7, 1905 

237 
= - = - - = = = - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - 
words Contributory Provident Fund or General 

( iii ) under Class III , after ently oumber ( 7 ) , the follow 
c . und us provided in Part lll and Part IV of the 

ing entiy shall be inserted , namely : 
1 ) at Fund Servants Rules 1937 " shall be substituted . 

" ( 8 ) Pepsion Scroll ( Form No. Cant. 35- 8 ) " . 
! Rule 54 of the said Code shall be icnumbercd ag sub 

10. In Schedule ļl to the said Code, 
rule ( 2 ) of that rulo and before the sub -rule 93 60 renum 
bered , the following sub -rule shall be inserted as sub - rule 

(1) In form No, Cant. IB , under the heading " H con 
( 1 ) of that rule , Damely : 

tribution for gencral purposes " in item ( 1 ) . after 

sub -item (6 ), the following sub -item sbal: hc in 
" Provisions of rule 54 ( 2 ) , 55 and 56 hercioafter shall 

serted , namely : 
apply , mutatis mutandis, to both General Provi. 
dent Fund and Contributory Provident Fund train 

" ( c ) Contribution to Peosion /Gratuity." ; 
tained by the Board ," 

( ii ) after form No. Cant. 33- B , tho followiog forms 
8 . After rule 61 of the said Code, the following heading 

shall be inserted , panely 
and rulc shall be inserted , namely : - -- 
" Chapter IV - A : Pension Accjunts 

" Form Cant. 34 - B - - Pension Statement. 

Form Cant. 35- B _ Pension Scroll . 
61A . ( 1 ) Pepsion fund accounts shall be maintained in 
forms 28 - B ( investments from the Pension Fund ) , 

Foro Cant. 36 - B --- Pension Account." 
Cantonment 34 - B (Pension Statenieut ), 35 - B ( Pen 

The Cantonment Account Code, 1924 
sion Scroll ) and 36 - B ( Pension Fund Account ) , 
By the 15th of every month , the Accountant shall 

NOTE : - Principal rules published vide Notification No. " 
prepare a reconciliation Statement tallying the ba 

1474 dated the 7th November, 1924 in Gazetto of 
lance in the Pension Fund Account ( Cantt. 36 - B ) 

India 1924 , Pt. I, P - 949 . 
und Pension Fund Investment Account ( Cantt. 28 

Subscquently amended by : 
B ) with those of bank accounts, Post Offices or other 
accounts. For discrepancy if any , the reconcilia 

1. SRO No. 901, dated 15-1- 1939 
tion statement shall be verified and certified to be 
carrect by the Executiva Officer before the close 

2 . Notification No. 1887, dated 14 - 12 - 1940 , Pt. I, a 
of the month . 

1739 
9. In schedule I to the said Code, 

3. Notification No. 149 , dated 24 -1- 1942, Pt. I, p . 191 
(i) under Class I, entry number 8 be renumbered as 

4 . Notification No . 221, dated 24 - 4 - 1943 , Pt. I, p . 431 
entry ouniber 9 and before the optry as . bo reorm 
bered . 

5 . Notification No. 1342 dated 17- 3 - 1947. Pt, 1, Sec . 3, p . 
the following entry shall be inserted , 

722 
nomely : 
" ( 8 ) Pension Fund Account ( Form No. Cant, 36- B )" ; 

6 . SRO No. 791, dated 8- 5-1948, PL. I Sec. 3, p 533 
(ii ) under Class IT after entry number ( 1 ) , the follow 

7. SRO No . 296, dated 4-7- 1953, Pt. II, Sec . 4, p 267 
ing oatry shall be inserted , namely : 

8 . SRO No. 1 dated 16 - 11- 1979 . Pt. II , Sec. 4, dated 
" ( 8 ) Pension fatemcot (Form No. Cant. 34 -B )" ; 

5 - 1 - 1980 


Form No . Cant. 34 - B [Rute 61(1)] 
( To be printed op foolscap ) 


Name of Servant : 
Date of Birth : 
Date of Appointment : 


Pension Statement 

Date of Confirmation : 
Date of Retirement : 

Scale of Pt. Post : 
Nane of Boards where served 

(from 


NOI 


to ) 


Name of Board 


Remarks 


Period of 
Pt. Service 


Period of 
Qualifying 
Service 


Average 
Emoluments 


Pro Rata 
Contribution 

( p . in .) 


Executive Officer 


Accountant 
Place : 
Date : 
189 GI/ 3 - 2 


Forwarded to 


238 THE GAZETTE OF INDIA : MAY 28, 1983/JYAISTHA 7, 1905 

( PART II - Sec . 41 
G MB - - - SS 

= - - - - = = = 
( Form No. Cant. 35 - B (Rule 61A (1) ] 

Pension Scroll 
Name of Board 

Year 
SI. Name, designation Date of Date of Date of Pension APRC from No ./date of Remarks 
No address of eligible Appoinment Confirma- Retirement per other receipt of 
Servants/claimant 

tion Contingency month Board APRC 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


Total 


Accountant 


Executive Officer 


Sanctioned : 


Deputy Director, ML& C 

- - Command 


Pension Fund Account 


( Form No. Cant 36 -B (Rule 61A (1 )] 
( To be printed on foolscap ) 
Name of Board 
Credit 
Date Parti- Amount Name 
culars deposited of 

Banks 


Voucher 
No. 


Debit 

Year 
Initial Particu - Nature Amount Voucher Initial 
of C . E . O . lars of of 

Cheque of 
payment/ payment 

No. C . E .O . 
payee 

date 


Re 
marks 


AL 


Reconciliation Statement 

Closing balance per PF A /C Rs. 
Deduct incomo not credited Rs. 

m 
Total 
Add amount uncpcashed 
cheques . 

Rs. - 
Balance as per PF A / C Rs. 
Details 

Executive Officer 

Dated 
[File No. 25/51-A /C /L & C /72(PC )/1921- C /D ( Q & C )] 


Accountant. 
Dated : 


T Part. 17 78, 1983 
To Pro ATO 162 :- rarit fufta , 1924 
( 1924 T 2 ) aft OTT 15 7 34 - TTT ( 1 ) TATA 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , यह 
समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए 
यह आवश्यक है, एतद्वारा रानीखेत छावनी बोर्ड से सभी निर्वा 
for HTETT # Thrafy 30 m , 1983 F ET 37 
पद उत्तराधिकारी के शासकीय राजपत्र में निर्वाचन अधिसूचना 
entreter af, TT TT of great et , varat 
TFTO TO 29 / 21 / 6 from 763187 ) -- - 

# ( tel qug eft)] 
पी० एस० फतेहउल्लाह अवर सचिव 


New Delhi, Ibo 17th May, 1983 
S .R .O . . 162 .- In exercise of the powers conferred 
by the proviso to the sub - section ( 1 ) of section 
15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the 
Central Government been satisfied that it is necessary 10 
oidei to avoid administrative dimculty hereby extonds the 
term of office of all the elected members of Ranikhet Con 
wonment Board un to 30th November, 1983 or the date of 
notification of elections of their successors in office in the 
official gazotto , whiobover - is- omrbier. - - - - 

IF . No. 29 /21 /C /L & C / 76 / 3187-C / D ( Q & C }] 

P. S. FATEHULLAH , Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELH - 110064 
AND PUDLISTED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1983 


